2054 


HARYANA GOVT GAZ .,AUGUST 29 , 1972 ( BHDR . 7 , 1894 SAKA ) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांस 11/22 अगस्त , 1972 


क्रमांक 1344 - ज ( II ) -72/30058.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है )- की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


राशि 


वर्ष /फ़सल जब से 
जागीर दी गई 


1 जीन्द 


श्री दीवाना , पुत्र 


श्री दातू 


कन्डेला 


जीन्द 


100 


150 


है 


2 


भी सरधा राम , पुत्र सन्तू राम 


पान्डू-पिण्डारा 


( 1 ) खरीफ, 1965 से रवी , 

1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1) खरीफ़ , 1965 से रवी , 

1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आग 
( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी , 

1970 तक 


100 


" 


150 


नन्द गढ़ 


100 


श्रीमती हरकौर , विधवा श्री 
रण सिंह 


( 2 ) खरीफ़ , 


1970 से आगे 


150 


दिनांक 17 अगस्त , 1972 
क्रमांक 2773-ज (I)-72/30831.-- श्रीमती बरज़ी , विधवा श्री ख्याली राम , गांव तोताहेड़ी, तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़ को जो वार जागीर संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10699-जेएन- III- 66/ 17392, दिनांक 
3 अगस्त , 1966 ( क्रमांक 20 पर ) खरीफ़ , 1965 मे मंजूर की गई थी , उसी क्राप से मन्सूख की जाती है । 

अमांक 2543 - ( I) -721 30 837.--पूर्वी पंजाब के गुर पुरसार अधिनियम, 1948 (जैसा नि उस में प्राज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1) तमा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उन के सामने दी गई फ़सल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


or 


क्रमांक ज़िला 


जागीर पाने वाले 


गांव 


तहसील 


राशि 


फ़सल/ वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


का नाम व पता 


1 


महेन्द्रगढ़ 


गोपालवास 


श्रीमती माम कौर, विधवा 
श्री राम दयाल 


महेन्द्रगढ़ 


100 


150 


( 1 ) रबी , 1966 से 

रबी, 1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) रबी , 1966 से 

रबी , 1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 


2 


चरखी दादरी 


100 


श्री जुगती राम, पुन . 
श्री राम जस 


काकरोली 
हुकमी 


150 


